रजिस्ट्रीसंजी- ( जी ) -72 


REGISTERED No. D - D )-74 


.-:-. 


. 


. .. 


M 


A 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of Fradia 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


ADMI 


भाग II - - खण्ड 3--- उपखण्ड ( i ) 
PART II — Section 3Sub -section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं० 257) 
No. 257) 


नई दिल्ली , मंगलवार, जुलाई 27, 1976 / भाषण 5 , 1898 
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 27, 1976 /SRAVANA S, 1898 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 


Separate paglog lg glven to the part in order that it may be flled 

- reparate compilation 


MINISTRY OF FINANCE 


(Depurtment of Economic Affairs ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 27th July 1976 


G. S. R. 485( E ). -- In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government 
Savings Bank Act, 1873 (3 of 1873 ) , the Central Government makes the following rules 
further to amend the Post Office Savings Banks Rules, 1965 , namely : 

1. (1 ) These rules may be called the Post Office Savings Banks ( Third Amendment) 
Rules, 1976 . 
( 2 ) They shall come into force on the 1st day of August 1976 . 

(1899 ) 


1900 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART II - SEC. 3 (1) 


2 . În the Post Office Savings Banks Rules , 1965 , (hereinafter referred to as the said 
rules ) , in the Table below rulo 3 after item ( 1 ) relating to " Single Account" , the follow 
ing item shall be inserted , namely : 


Type of 
Account 


Who may operate the 
Account. 


Who may Maximum No. of 
Open Balance accounts 

that can 
be opened 


" (TA ) A pensioner . 25 ,000 in One (a ) Credits : The Head Savings Bank or 
Pension being an account 

Sub - Savinge Bank , for creditng to 
Account a retired or in all the 

the account the amount of pension duc 
railway Seryent, account taken 

to the pensioner on the first working 
together if s dcposi day of the month , followirg the month 
tor has more than to which the pension Amount relates . 
onc account, 

(b ) Withdrawals : The 2ccount holder , 

for making withdrawals . 


NOTE 1.— The term Pensioner includes a person drawing family pension . 


Nott 2.- - Pension Account may be opened in addition to a single or joint account in 

the same Post Offico . 


NOTE 3 ,-- The rate of interest in respect of the balanco in a Pension Account shall be 

the same as on a single or joint account, as may be announced by the Central 

Government from time to time." 
3. Rule 19 of the said rules shall be renumbered as sub- rule (1) of that rule and after 
Bub -rule ( 1) as so renumbered, the following sub -rule shall be inserted , namely: 
" (2) Where in a Pension Account opened under rule 3 any amount has been 

credited in excess of the sum to which the pensioner was entitled , the Head 
Savings Bank or Sub -Savings Bank shall recover such excess amount". 

[No. F.2( 15 )-NS /76 ] 
K . N . ROW , Jt. Socy . 


वित्त मंत्रालय 


( ATA H fHIT ) 

अधिसूचना 

app for groft 27 976 , 1976 
ETTO To fuo 185 (Q ) . - 27881777 afufaa 1873 ( 1873 4 5 ) 
# TET 15 TTTT STEHT Forerunt 417 417 4T EV ,S TP CART 5192777 * * FATA , 
1965 # 977 : Fit47827 # fery fortfarande forma argit, cefa : - - 
1. ( 1) ufoq* * 

( ofteret eivC# ) F74 # 1976 # 77 EPITETTI 
( 2) at opett STAR 1976 try at Prati 


भाग 1 - खं . 30 


भारत का असाधारण राजपत्र 


190I 


2. डाकघर बचत बैंक नियम 1965 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उपर्युक्त नियम कहा गया है ) 
की " एकल खाता " से संबंधित मद ( 1 ) के पश्चात , नियम 3 के नीचे दी गई सारणी में निम्नलिखित 
मद जोड़ दो जायगी, अर्थात् :---- 


खाते की किस्म कौन :: व्यक्ति खाते में ज्यादा से कितने खाते खोले खाते का संचालन 
खाता खोल सकता ज्यादा मितिनी रकम जा सकते हैं कोन कर सकता है 

जमा रह सकती 


है 


हैं 


- -- - - --- -- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


" ( 12 ) पेंशन 
खाता 


पेंशन पाने वाला एक खाते में 
वह व्यक्ति 25, 000 रूपए 
जो रेलवे से सेवा अथवा अगरकिसी 
निवृत्त हुभा हो खाताधारी का एक से 

अधिक खाता हो तो 
उसके सभी खातों 
की रकमों को मिला 
कर इतनी ही रकम 


( क ) जमा 
प्रधान बचत बैंक 
मा उप बचत 
बैंका जहां पेंशन 
पाने वाले व्यक्ति 
की पेंशन उसके 
खाते में जिस 
महीने की पेंशन 
दो जानी उससे 
अगले महीने 
के पहले कार्य 
दिवस को जमा 
मार दी जायगी । 
( ख ) रकमों की 
निकासी : रफर्मों 
की निकासी जिस 
व्यक्ति का खाता 
होगा उसके द्वारा 
की जाएगी । 


टिप्पणी 1. -- "पेंशन पाने वाला व्यक्ति " का अर्थ परिवार पेंशन पाने वाला व्यक्ति भी है । 
टिप्पणी 2.- -एक ही डाकघर में एकल अथवा संयुक्त खाते के अतिरिक्त पेंशन खाता भी 

खोला जा सकता है । 
टिप्पणी 3. --पेंशन खातेमें पड़ी जमा रकम पर ब्याज की दर वही लागू होगी जो एकाल अथवा संयुक्त 

खाते पर जैसा कि केन्द्रीय सरकार समय समय पर घोषित करेगी । " 


1902 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART II - SEC. 3( 41 


3. उपर्युक्त नियमों के नियम 19की संख्या बदलकर उसे उपनियम ( 1 ) करदिया जाएगा 
और इस प्रकार बदले गए उप नियम ( 1 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम जोड़ दिया जाएगा , 
पति : - - 

" ( 2 ) नियम 3 के अन्तर्गत खोले गए पेंशन खाते में यदि पेंशन पाने वाले व्यक्ति को पेंशन 

ती देय राम से अधिक रकम जमा हो जाती है तो प्रधान बचत बैंक अथवा उप 
चत बैंक ऐसी अतिरिक्त रकामों को वसूल कर लेगा । " 


5 


[सं० फा० 2 ( 15 )- एन ० एस / 76 ] 
के . एन राष, संयुक्त सचिव । 


महा प्रबन्धक , भारत सरकार मद्रणालय , मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा 

मद्रित तथा नियंत्रक , प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976 
PRINTIID BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PREBB, MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976 


मनित तथा निधारत सरकार मुद्रणालय 


